निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 981) 


12 अग्रहायण 1936 ( श० ) 
पटना, बुधवार , 3 दिसम्बर 2014 


सामान्य प्रशासन विभाग 


- - - - - - - - 


अधिसूचनाएं 

13 अक्तूबर 2014 
सं0 9 /नि0 -1 - 01 / 2006सा0प्र0 -13968 — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2006 का संशोधन करने 


1 . संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ । (1) यह नियमावली बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा ( संशोधन ) नियमावली , 2014 कही जा 
सकेगी । 

( 2 ) यह तुरंत प्रवृत्त होगी । 

2 . उक्त नियमावली 2006 के परिशिष्ट क की कंडिका -3 का संशोधन । बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली 
2006 के परिशिष्ट क की कंडिका - 3 में प्रयुक्त शब्द “ मैट्रिक या इसके समकक्ष " शब्द “ इन्टरमिडिएट या इसके समकक्ष " द्वारा 
प्रतिस्थापित किये जाएंगे । 

3. उक्त नियमावली 2006 के नियम - 10 का संशोधन । बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली - 2006 के नियम 10 के 
उप -नियम ( 4 ) के बाद निम्नलिखित एक नया उप -नियम ( 5) जोड़ा जायेगा : 

“( 5) विनिश्चित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले कर्मी को प्रोन्नति नहीं दी जायेगी किंतु यदि कर्मियों को प्रशिक्षण नहीं दिया 
जाता है तो इस आधार पर उनकी प्रोन्नति रोकी नहीं जा सकेगी । " 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

अनिल कुमार , 

सरकार के अपर सचिव । 
13 अक्तूबर 2014 
सं0 9 /नि0- 1- 01 / 2006सा0प्र0 -13969 / अधिसूचना संख्या 13968 दिनांक 13 अक्तूबर 2014 का निम्नलिखित अँगरेजी 
अनुवाद बिहार - राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के 
अधीन अँगरेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अनिल कुमार, 
सरकार के अपर सचिव । 


fasts JGIC (31HTETPUT ), 3 faHack 2014 

The 13th October 2014 
No. 9/Ni-1-01/2006GAD -13968 — In exercise of the powers conferred by the proviso 
of Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar makes the following Rules 
for the amendment of the Bihar Secretariat Stenographers Service Rules 2006 . 

1 . Short title and commencement — ( 1) These Rules may be called " The Bihar 
Secretariat Stenographers Service ( Amendment) Rules 2014". 

(2 ) It shall come into force at once . 

2 . Amendment of Para -3 of schedule A of the said Rules 2006 — The words "Matric 
or its equivalent" used in Para -3 of schedule A of the Bihar Secretariat Stenographers 
Service Rules 2006 shall be substituted by the words " Intermediate or its equivalent". 

3. Amendment of Rule 10 of the said Rules 2006 — The following new sub - rule (5 ) 
shall be added after sub- rule (4 ) of Rule - 10 of the Bihar Secretariat Stenographers Service 
Rules 2006 : 

" (5 ) Promotion shall not be given to the employees who do not get the determined 
Training but if the training is not imparted , promotion may not be withheld ." 

By order of the Governor of Bihar , 

ANIL KUMAR , 
Additional Secretary to Government. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JJC (31HTERUT) 981-571+ 10 -SOCONTO 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


